रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 18 , 2018 / आश्विन 26 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18 , 2018 /ASVINA 26 , 1940 


सं . 4137] 
No . 4137 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018 
का . आ . 5328( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3008 ( अ ) तारिख 19 जून 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में रा . रा . संख्या 200 (नया 130 ) 
के कि . मी . 48 .580 से कि. मी .126 .525 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 29 . 06 . 2018 " को 
दैनिक भास्कर " और " द हितवाद " दोनों में प्रकाशित किया गया था 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
6131GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 ( नया 130) के कि. मी. 48. 580 से कि .मी . 126.525 के लिए 

_ अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 
राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ 

जिले का नाम: मुंगेली 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृती | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टरमें ) 


2 


तालुक का नाम: पथरिया 


गांव का नाम: चंद्रखुरी 


219/ 5, 7 


| निजी 


आवासीय 


0 .006 


240 / 2 


निजी 


आवासीय 


||0.012 


प्रभावती पिता सांवल मसीह 
( २१९/ ५- ७) 
चन्द्रिका प्रसाद पिता रामाधार चन्द्रिका 
प्प्रसाद 
( २४० / २ ) 
संतोष पांडेय पिता मोतीलाल 
( २६०/ ३ ) 
हेमलता पत्नी सतीशचंद 
( २६०/ १ ) 
अंजना पांडेयपत्नी प्रकाश 
( २६०/ २ ) 


260/ 3 


निजी 


कृषि 


0.025 


260 / 1 


| निजी 


कृषि 


0. 024 


260/ 2 


निजी 


कृषि 


0 .049 


गांव का नाम : जागरकापा 


26/ 2 


निजी 


कृषि 


0.016 


अभिषेक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल 
( २६/ २ ) 
जीवनलाल पिता झुंगु 
(१९८/ २ ) 


198/ 2 


निजी 


0 .054 


गांव का नाम : किरना 


523/ 8 


निजी 


कृषि 


0 . 032 


अभिषेक दिव्यकांत चंद्रकांत पि मिलाप 
दिव्यानि पुत्री मिलाप मनटोरा बेवा मिलाप 
( ५२३/ ८ ) 


गांव का नाम: मोहभाटा 


|| 614/12 


निजी 


कपि 


0 06 


शशके कार्गनिक केमिकल पार्टनर शंकर पिता 


आर. के आर्गेनिक केमिकल पार्टनर शंकर पिता 
राधा किशन 
( ६१४/१२) 


10 . 036 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1475/ 6 


निजी 


आवासीय 


0.045 


1594/ 1 


निजी 


आवासीय 


0 .048 


कमलेश कुमार राजीव कुमार पिता राजाराम 
( १४७५/ ६ ) 
रामकुमार सुखीराम पिता सुखीराम 
( १५९४ / १ ) 
संदीप बंसल पिता महावीर 
( ५९६/१ ) 


596 


निजी 


कृषि 


0 .065 


विष्णु प्रसाद पिता जगदीश 


13597 


निजी 


परिवर्तित 


| 0. 053 


(५९७/ १ ) 


14 || 605 


| निजी 


कृषि 


|| 0. 083 


निर्मल कुमार पिता लाल प्रसाद 
( ६०५) 


15593 


||निजी 


कृषि 


0. 043 


16 || 603 
16 || 603 


निजी 


कृषि 


0.077 


17 || 592 


निजी 


कृषि 


0.032 


प्रकाश कुमार 
( ५९३/ १ ) 
ओमप्रकाश पिता फरतारचंद 
( ६०३/ १ ) 
दिलीप पिता जासुमल 
(५९२) 
दिलीप पिता जासुमल 
( ५९१ ) 
ब्रम्हा पिता रामजी 
( ५८१ ) 


18591 


निजी 


कृषि 


| 0.016 


19581 


||निजी 


कृषि 


0.073 


| 1478/ 4, 5 


निजी 


कृषि 


0 . 02 


गौतम सिंह पि० मोहर सिंह 
(१४७५/ ४, ५ ) 


21600 


निजीकृषि 


0 .028 


ओमप्रकाश पि० करतारचंद 
( ६०० ) 


580 / 1 


निजी 


कृषि 


लक्समन पि० राम श्रीराम वगैरह ओमप्रकाश 
पि०करतारचंद करतारचंद Kartarchand , 
हरीश S/ 
( ५८०/१, ५८०/३, २८०/४ ) 


गांव का नाम: सल्फा 


14/ 2, 4 


निजी 


कृषि 


0. 0456 


छाया बाई पुत्री दामोदर राव 
(१४/ २ - ४ ) 
बद्रीप्रसाद पिता रतनलाल 
( २९ / ६ ) 


24 || 29/ 6 


निजी 


कषि 


0. 0045 


25 ||27 /2 


निजी 


कृषि 


0. 0026 


बैसाखू पिता तिहारी राम 
( २७/ २ ) 
रेखाबाई पुत्री दामोदर राव 
( १४/ १ ) 


14/ 1 


निजी 


कृषि 


0. 0046 


गांव का नाम: सरगाँव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


2023 /7 


निजी 


कृषि 


0 .0012 


शिवकुमार पिता रामस्वरूप 
|(2073/ ) 
बंशी पिता मेहत्तर 
(8843 / 3) 


1953 /1 


| निजी 


कृषि 


10 . 04 


29 


2001/4 


निजी 


कृषि 


0.0156 


सुखवरीया पति रामविलास 
(2002 / ) 


1. 1511 


[ . . : NHAI/ LA/11013/ 01/ Notif- C . GL/ Raipur/3D4 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2018 
S . O . 5328 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 3008 ( E ), dated 19 June, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub - section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening /four - laning, etc .), maintenance , management and operation of 
NH 200 (New 130 ) on the stretch of land from Km . 48 .580 to Km . 126 .525 in the District of Mungeli in the state of 
Chhattisgarh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar” and “ The Hitawada ” 
both dated 29 .06 .2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Km . 48 .580 to 
Km . 126 .525 (New 130 ) in the stretch of land from NH130 in the district of Mungeli in the state of Chhattisgarh 


Sr . 


State : CHHATTISGARH 

District: MUNGELI 
Survey Type of Land Nature of Land Area in Hectre || Name of the Land Owner/Intrested 
NO . Number 

Person 

Part Survey No: 
3 4 5 

6 


Taluk : Pathariya 


Viilage : Chandrakhuri 


219 /5 ,7 


Private 


Residential 


0 .006 


Prabhawati D /o SanwalMasih 
219 /5 -7 


240 /2 


Private 


Residential 


0 .012 


Chandrika Prasad S /o Ramadhar 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


240 / 2 
SANTOSH PANDEY S/O MOTILAL 
260 / 3 


260 / 3 


Private 


Agriculture 


|| 260/ 1 


Private 


Agriculture 


0. 025 
||0.024 
0.049 


HEMLATA W / SATISHCHAND 
260 / 1 


260 /2 


Private 


Agriculture 


ANJANA PANDEY W /O PRAKASH 
260 / 2 


Viilage : Jhagarkapa 


26 / 2 


Private 


Agriculture 


0 .016 


ABHISHEK AGRAWAL S / O ASHOK . 
AGRAWAL 
26 / 2 
JEEVANLAL S / JHUNGU 
198 / 2 


198 /2 


Private 


Agriculture 


0 .054 


Viilage : Kirna 


523 /8 


Private 


Agriculture 


||0 .032 


ABHISHEK DIVYAKANT 
CHANDRAKANT s/ O MILAP 
DIVYANI D /O MILAP MANTORA 
W / O MILAP 
523 /8 


Viilage : Mohbhatha 


614 / 12 


Private 


Agriculture 


0 .036 


R .K Organic Chemical Partner Shankar 
S /o Radha Kishan 
614 / 12 


1475 /6 


Private 


Residential 


0.045 


Kamlesh Kumar Rajeev Kumar Slo 
Rajaram 
1475 /6 


1594/1 


Private 


Residential 


0.048 


Ramkumar S /o Sukhiram 
1594 / 1 


596 


Private 


Agriculture 


0.065 


Sandeep Bansal S /o Mahaveer 
596 /1 
Vishnu Prasad S /o Jagdish 
597 / 1 


597 


Private 


Diverted 


0 . 053 


14 


||605 


Private 


Agriculture 


Nirmal Kumar S /o Lal Prasad 
605 


593 


Private 


Agriculture 


0.083 
||0.043 
0.077 


Prakash Kumar 
593/ 1 


| 603 


Private 


Agriculture 


Omprakash S /o Fartarchand 
603/ 1 
Dilip S/ o Jasumal 
592 


| 592 


Private 


Agriculture 


0.032 


591 


Private 


Agriculture 


(0.016 


Dilip S /o Jasumal 
591 


Private 


581 


Bramha S /o Raamji 


Agriculture 


0.073 


581 


1478 / 4 ,5 


Private 


||Agriculture 


||0.02 


0 .02 


Gautam Singh S /o Mohar Singh 
1478 / 4 ,5 


||Private 

Private 


| 21 ||600 


Agriculture 
| Agriculture 


||0.028 


Omprakash S /o Kartarchand 
600 


22 


580/1 


Private 


0 .2 


Laxman S /o Shriram Etc . OmPrakash 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii )] 


S /o Kartarchand , Harish S / o Jasumal 
580 /1 , 580 / 3, 280 /4 


Viilage : Salfa 


14 /2,4 


Private 


Agriculture 


0.0456 


ChhayaBai D /o Damodar Rao 
14 / 2 - 4 


29 /6 


Private 


Agriculture 


0.0045 


Badriprasad S /o Ratanlal 
29 /6 


Baisakhu S /o Tihari Ram 


127 /2 


Private 


Agriculture 


0.0026 


27/ 2 


| 14 / 1 


Private 


Agriculture 


0.0046 


Rekhabai D /o Damodar Rao 
14 / 1 


Viilage : Sargaon 


2023 / 7 


Private 


Agriculture 


||0.0012 


Shivkumar S /o Ramswarup 
2023 /7 


(1953/ 1 


Private 


Agriculture 


0 .04 


Banshi S /o Mehhatar 
1953 / 1 


29 


Private 


Agriculture 


TOTAL 


Sukhwariya W / o Ramvilash 
||0.0156 

2001/4 
1. 1511 
[ F. No. NHAI/ LA /11013/01/ Notif- C . G./ Raipur /3D4 ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR 


Date: 2018 . 10.22 


11 :53:35 + 05 30 


